निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आश्विन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1208) पटना , शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2015 

गन्ना उद्योग विभाग 


आदेश 

24 सितम्बर 2015 
सं0 वि०ऊ - 02 - 16 / 2010 - 2306 — बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम 1981 की 
धारा - 31 (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति अन्तर्गत पेराई सत्र 2015 - 16 से पेराई सत्र 2019 - 20 ( पाँच वर्षो) के लिए ईखापूर्ति हेतु 
गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स एच. पी . सी . एल. बायोफ्यूल्स लि० , सुगौली, पूर्वी चम्पारण के साथ परम्परागत रूप में 
आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों 
एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को सुनवाई की गई । आदेश संख्या - 1617 दिनांक 15.09.2010 
के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2010 - 11 से 2014 - 15 के लिए इस चीनी मिल के लिए 173 ग्रामों का परम्परागत् 
आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया था । 

अपने मिल के क्षेत्र आरक्षण के संबंध में मेसर्स एच. पी . सी . एल. बायोफ्यूल्स लि०, सुगौली के CEO श्री विनोद 
नेहते द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल के लिए मात्र 173 ग्रामों का परम्परागत् आरक्षित क्षेत्र पूर्व से गठित है । 
इसके अतिरिक्त पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत 126 ग्राम उन्हें अपराम्परागत रूप में आरक्षित है । उनके चीनी मिल की 
दैनिक पेराई क्षमता 3500 TCD है । मिल के साथ एक 60 KLPD की डिस्टीलरी एवं 20 MW क्षमता का सह -विद्युत 
उत्पादन इकाई भी स्थापित है । गत् पेराई सत्र के लिए उनके मिल का NCR 33 .59 लाख क्विटल निर्धारित था परन्तु , 
पेराई हेतु मात्र 21.98 लाख क्विटल गन्ने की ही उपलब्धता रही । उन्होने बताया कि पेराई सत्र 2015 - 16 के लिए 
उनके चीनी मिल का NCR 33.59 लाख क्विटल निर्धारित हुआ है । पूर्व से गठित उनके परम्परागत् एवं अपराम्परागत 
क्षेत्र में 21, 803. 96 एकड़ में ईख का आच्छादन है जिससे उन्हें अनुमानित 30 .53 लाख क्विटल गन्ना पेराई हेतु मात्र 
उपलब्ध होने की संभावना है । उन्होंने बताया कि उनके आरक्षित क्षेत्र से पड़ोस के चीनी मिल मझौलिया एवं सिधवलिया 
द्वारा अवैध रूप से गन्ने की खरीद की जाती है, जिस संबंध में उनके मिल द्वारा विभाग को समय - समय पर साक्ष्य के 
साथ सूचित भी किया गया है । उन्होंने बताया कि इस वर्ष बाढ़ के प्रभाव के कारण उनके आरक्षित क्षेत्र में लगभग 4 से 
5 लाख क्विटल गन्ने की कम उपलब्धता रहेगी । 

श्री नेहते द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार की पहल पर सुगौली इकाई की स्थापना HPCL द्वारा की गयी 
है । गन्ने के आभाव में इस इकाई का सफल परिचालन नहीं हो पा रहा है । परन्तु, वर्णित परिस्थति में अपने मिल की 
पेराई हेतु न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्व से परम्परागत् रूप में आरक्षित होते आ रहे 173 ग्रामों के 
अतिरिक्त उनके द्वारा निम्नांकित ग्रामों के उनके पक्ष में परम्परागत रूप से आरक्षित करने की मांग की गयी है: 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अक्तूबर 2015 
1. मोतिहारी मुक्त क्षेत्र के हरसिद्धि अंचल अन्तर्गत ग्राम मुरारपुर (156), ग्राम - दनही (159 ) एवं ग्राम रमपुरवा 

(160 ) उनके आरक्षित क्षेत्र से सटे हुए हैं । पूर्व में ये ग्राम उनके मिल के साथ थें । इन ग्रामों की दूरी उनके 
मिल से सबसे नजदीक है । अत : इन तीनों ग्रामों को उनके मिल के साथ परम्परागत् रूप से आरक्षित किया 
जाय । 
उनके परम्परागत् आरक्षित क्षेत्र के बीच में हरसिद्धि अंचल के एक ग्राम सोनबरसा (131 ) को मुक्त रखा गया 
है । जिसको आधार बनाकर पड़ोस की चीनी मिलों द्वारा उनके आरक्षित क्षेत्र से गन्ने की अवैध खरीद की 
जाती है । उन्होंने ग्राम सोनबरसा को परम्परागत रूप से उनके चीनी मिल को आरक्षित करने की मांग की । 
एन . सी . आर. के अनुरूप गन्ना की उपलब्धता नहीं होने के कारण गन्ने का विकास कर मिल की 
आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्होंने अपने आरक्षित क्षेत्र से सटे सर्वप्रथम मोतिहारी मुक्त क्षेत्र के 35 ग्रामों की 
मांग की थी , परन्तु सुनवाई के क्रम में अपने आरक्षित क्षेत्र के समीपस्त कुल 78 ग्रामों को उनके चीनी मिल के 
साथ पराम्परागत रूप से आरक्षित करने की मांग की गयी । 
उनके द्वारा बताया गया कि सटहा / गोविन्दगंज के 29 ग्रामों से पहले मंझौलिया एवं उनकी चीनी मिल संयुक्त 
रूप से गन्ना खरीदती थी । गत् वर्ष इन सभी 29 ग्रामों को मंझौलिया चीनी मिल के साथ अपराम्परागत् रूप 
से आरक्षित कर दिया गया है । उन्होंने अपने मिल के गन्ना के आवश्यकता को देखते हुए 29 ग्रामों के 
आरक्षण पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया । 

एच. पी. सी . एल. बायेफ्यूल्स लि० इकाई - सुगौली द्वारा किये गये अतिरिक्त आरक्षण के मांग का मंझौलिया एवं 
सिधवलिया चीनी मिल के प्रबंधको द्वारा विरोध किया गया । मंझौलिया चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि 
वर्णित 29 ग्राम से वे वर्षो से गन्ना खरीदते आए हैं । गत् वर्ष भी सुगौली इकाई के ईख प्रबंधक द्वारा सुनवाई के क्रम में 
इन 29 ग्रामों को मंझौलिया चीनी मिल के साथ आरक्षित करने पर अपनी सहमति भी दी थी । उन ग्रामों में उनके मिल 
द्वारा ईख विकास के कार्य भी कराये गये हैं । अतः 29 ग्राम के क्षेत्र आरक्षण को यथावत् रखा जाए । 

सिधवलिया चीनी मिल के महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि मुरारपुर, दनही एवं रमपुरवा मुक्त ग्राम है जो गत् 
वर्ष उनको आवंटित हुआ था तथा उन्होने गत् वर्ष वहाँ से गन्ने की खरीद भी की थी । उन्होंने यथास्थिति बनाये रखने 
का अनुरोध किया । 

इसके पूर्व दिनांक 08 .09.2015 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृषकों की सुनवाई हुई थी । सुनवाई के दौरान 
अभिव्यक्त की गई भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का 
सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । सुनवाई के समय ग्राम रमपुरवा, दनही एवं मुरारपुर के किसानों ने उपस्थित होकर यह 
जानकारी दी थी कि सिधवलिया चीनी मिल उनके ग्राम से काफी दूरी पर है, वहाँ गत वर्ष ईखापूर्ति में उन्हें काफी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । जान - माल का भी डर बना रहता है । उनके द्वारा सुगौली मिल से इन ग्रामों की 
निकटता को ध्यान में रखते हुए इन तीन मुक्त ग्रामों को सुगौली चीनी मिल के साथ परम्परागत् रूप में आरक्षित करने 
का अनुरोध किया गया था । 29 ग्राम के कुछ कृषको एवं मोतिहारी मुक्त क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा भी ईखापूर्ति में 
सहुलियत के दृष्टिकोण से सुगौली चीनी मिल के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त की थी । 

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद् मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण की कोई अनुशंसा विभाग को प्राप्त नहीं हुर्ह है । सुनवाई 
के पूर्व अनुशंसा उपलब्ध करवाने हेतु विभाग के स्तर से पत्र भी लिखा भी गया है । क्षेत्र आरक्षण के संबंध में कार्यालय 
में संधारित अभिलेखों का अध्ययन किया गया । 

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स एच. पी . सी . एल . 
बायेफ्यूल्स लि०, सुगौली, पूर्वी चम्पारण के पक्ष में पेराई सत्र 2015 - 16 से पेराई सत्र 2019 - 20 (पाँच वर्षो) के लिए 

(i) राज्य के पूर्वी एवं पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत उनको पूर्व से आरक्षित होते आ रहें 173 ग्रामों को 
जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - क के रूप में दर्शित है , को परम्परागत् रूप से आरक्षित किया जाता है । 

(ii ) इस मिल के आरक्षित क्षेत्र से सटे / के अन्दर स्थित हरसिद्धि अंचल अन्तर्गत मोतिहारी मुक्त क्षेत्र / मुक्त 
क्षेत्र के ग्राम मुरारपुर (156 ), दनही (159 ), रमपुरवा (160 ) एवं सोनबरसा (131 ) इ 

59), रमपुरवा (160) एवं सोनबरसा ( 131 ) इन चार ग्रामों को (विवरण 
परिशिष्ट - ख पर अंकित ) पेराई सत्र 2015 - 16 से 2019 - 20 के लिए परम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है । 

(iii) ईख विकास कार्यक्रम को चलाते हुए उनके मिल की आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु मोतिहारी मुक्त क्षेत्र के 
इस मिल के आरक्षित क्षेत्र से सटे मोतिहारी अंचल के 36 ग्राम एंव तुरकौलिया अंचल के 13 ग्राम कुल 49 ग्राम जिसका 
विवरण परिशिष्ट - ग पर अंकित है , को पेराई सत्र 2015 - 16 से 2019 - 20 के लिए इस चीनी मिल के साथ 
अपरम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है । 

___ गोविन्दगंज / सटहा क्षेत्र में अवस्थित 29 ग्राम जो वर्तमान में मंझौलिया चीनी मिल के साथ अपराम्परागत् रूप 
से आरक्षित है, के आरक्षण के संबंध में जिला पदाधिकारी, मोतिहारी की स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त किये जाएं । 


लेखापित एवं शुद्धित 

त्रिपुरारि शरण , 
ईखायुक्त , बिहार, पटना । 


आदेश से, 
त्रिपुरारि शरण, 

ईखायुक्त । 


10 


10 


11 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अक्तूबर 2015 

__ परिशिष्ट " क " 
एच पी सी एल वायोफ्यूल्स , लिमिटेड सुगौली इकाई पूर्वी चम्पारण के लिये वर्ष 2015 - 16 से 2019 - 20 तक के लिए 

परम्परागत आरक्षित ग्रामों की सूची । 
क्रमांक जिला का नाम 

प्रखण्ड 

ग्राम का नाम राजस्व थाना संख्या 
पूर्वी चम्पारण 

सुगौली चैनपुर 

4 
बगाही 

5 
माधोपुर ननकार 
माधोपुर निजामत 
माधोपुर कारमवे 
बहआरी 

9 
सिरखिण्डी 
हथिवहिया 
देवदतवा 

12 
खूटीअरवा 
रघुनाथ पुर 

14 
लदिहार 
पंचभिअरवा 
परसौना 

17 
पंजीऔरवा 
बंजरिया फुलवार 

19 
घोरमरवा 
जीतकहिया 

21 
गमहरिया 
कुकुरजारी 

शामपुर 
कोनरहां 
बकसा 
उनवांगिरि 

27 
मसवा 
बिगुईया 
गौरी गांव 


12 


15 


14 


18 


16 


17 


20 


20 


23 


21 


22 


25 


23 


सुगौली 


26 


24 


28 


26 


29 


30 


28 


सुगांव 


31 


9 


30 


32 


35 


36 


34 


37 


35 


38 


3A 


39 


3 


/ 


40 


कठवलिया 

माली 
सुकुल पाकर 
( या बेलबतिया ) 
चिलझपटी 
लालपरसा 

वेलहथ 
सुगौली टोलाओं के साथ 

बहुरूपिया 
माधोपुर बहुअरवा 
सिरी पुर 

भटाहां 
परशुराम पुर 
दुमदुमवां 

रायपट्टी 
बलुआ टिकूलिया 
मुद्दा छपरा 

कोरैया 
फुलवरिया खाप 
फुलवरिया ओझा 


38 


39 


40 


43 


41 


45 


43 


46 


44 


47 


46 


48 
49 
50 


48 


51 


49 


52 


50 


5 . 3 


51 


54 
55 


। 


5A 


54 


57 


AN 


59 


60 


58 


64 


60 


___ 77 


61 


78 


62 


80 


63 


82 


83 


84 


85 


66 


68 


67 


69 


68 


69 
70 


71 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अक्तूबर 2015 

बोथा 
भरगांव 
खेंगराहा 
धरमपुर 

भवानीपुर 
। छपरा बहास 

सपाहां 
लक्ष्मीपुर जी . / रौशनपुर 

सपहा 
बनजरिया 

ज्नेरवा 
बेढ़वा 
रोहिनियां 

जतवा 
तुरकौलिया 

खगनी 
भवनौलिया 
बीजूलपुर 
टिकूलिया 

चैनपुर 
चिलराव 
जयसिंह पुर 
पटखौलिया 

कोपरसंडी 
सेमरा टोला भोला 
सेमरा टोला हाट 

सेमरा खास 

बेलवा राय 
बेलवा टोला बैरागी 
बेलवा राय खास 

बेल छपरा 
लोक नाथ पुर 

मचवा 
बहुरूपिया 

बढ़हरवा 
बंजरिया 

चिताहा 
हसिद्धि 

लौकरिया 
घीवाढ़ार 

करारिया 
पहाड़पुर 

इब्राहिमपुर 
हसिद्धि 

जादो पुर 
पहाड़पुर 

बलुआ 

बलुआ वृत 
हसिद्धि 

कनछेदवा 
पकड़िया हरसिद्धि 
धनखरईया 
रणजीत 
कोबेया 
पानापुर 

जेगिया 
बैरियाडीह 

धवाही 
सोनवरसा 


72 


73 


74 


73 


75 


74 
75 


76 


77 


81 


78 


86 


79 


87 


80 


220 


81 


82 


83 


84 


85 


86 


88 


दूधावी 


110 
111 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 


94 


95 


96 


| 98 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अक्तूबर 2015 


132 


99 
100 
101 


133 


102 


103 
| 104 


पहाड़पुर 
हरसिद्धि 
पहाड़पुर 


105 


106 
107 


हरसिद्धि 


134 

5 
113 
114 
115 
135 
136 
137 
138 
150 
151 
152 
153 


108 


बबन धबही 
लोहियार उज्जैन 
मठलोहियार 
मनकरिया 
गोईठाहा 
रायकररिया 
नया गाँव 

सिसवा 
इराजी ननकार 
इराजी इंगलिश 
मटिअरिया निजामत 

रूप डीह 
रामनगर 
बड़ाहरपुर 
गाय घाट 
गुदरा 
बहुअरवा 
रामपुरवा 
माधोपुर 
कठहिया 

सेनुअरिया 
बहुरवा टोला चक 

राजाघर 
रूलही निजामत 

परसा 
( कोहरा नदी का पूर्वी 

__ भाग ) 
सिंघासिनि 
कटकेनवा 


109 
| 110 

111 
112 
113 
114 | पश्चिमी चम्पारण 
| 115 
116 


मंझौलिया 


273 


117 


118 
119 
120 


274 
275 
276 
278 
279 
284 
286 
289 
291 


। 


121 


122 
123 


पूर्वी चम्पारण 


रामगढ़वा 


59 


बेला 


60 
61 


69 


70 
71 
72 
73 


शिवानगर 
नवकठवा 
चिकनी 
मिश्रौलिया 

पटनी 
उंची भटिया 
परसौना मदन 
भटवलिया 

इनरवां 
टोला वृता 


74 


124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
| 132 
133 
134 
135 
136 
137 

138 
| 139 
| 140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 


75 


डुमरी 


76 
77 
123 
124 
126 
127 
128 
201 
202 


आदापुर 


रामगढ़वा 


अरजा नगर 

अनहरा 
लतियाही 
पटनी चीट 

मुरली 
उंची डीह 
करकटवा 
पखनहिया 
फुलवरिया 
धनगढ़वा 
बस्ती सेहरा 


28 


29 
43 


50 


53 
56 


149 


57 


58 


150 
151 


152 


62 
63 
64 


153 
154 


65 


155 


66 


67 


156 
157 
158 


68 


159 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अक्तूबर 2015 

__ अहिरौलिया 
बेलवा पिपरपांती 

सिहोरवा 
सिसबनिया 
बन्धु वरवा 
सकरार 
रामगढ़वा 
धनहर दिहुली 

अमोदई 
बिसम्भरपुर 
बेलहिया 
चम्पापुर 
भेडीहरवा 
लक्ष्मीपुर 
कलिकापुर 

पोखरिया 
। रक्सौल 

सेमरी 
रामगढ़वा 

खोरवा 

मूरवा 
रक्सौल 

सिंधपुर 
पलनवां 
पुरन्दरा 
बेलवा 
पीपरिया 
लौकरिया 


78 
79 
122 
203 
125 


160 
161 
162 
163 
164 
165 


30 
31 


32 


166 


33 


167 


34 


| 168 
169 


36 
38 


| 170 
171 
172 


39 


40 
41 


173 


परिशिष्ट " ख " 
एच पी सी एल वायोफ्यूल्स , लिमिटेड सुगौली इकाई पूर्वी चम्पारण के लिये वर्ष 2015 - 16 से 2019 - 20 तक के लिए 

परम्परागत आरक्षित ग्रामों की सूची । 
क्रमांक जिला का नाम । 

प्रखण्ड 

ग्राम का नाम राजस्व थाना संख्या 
1 

हरसिद्धि मुरारपुर 

156 
दनही 

159 
रमपुररवा 

160 
सोनबरसा 

131 


| 


A| 


4 


परिशिष्ट " ग " 
एच पी सी एल वायोफ्यूल्स , लिमिटेड सुगौली इकाई पूर्वी चम्पारण के लिये वर्ष 2015 - 16 से 2019 - 20 तक के लिए 

परम्परागत आरक्षित ग्रामों की सूची । 
| क्रमांक जिला का नाम 

प्रखण्ड 

ग्राम का नाम राजस्व थाना संख्या 
1 पूर्वी चम्पारण 

मोतिहारी लोकनाथपुर 

116 
2 

मलकौनिया 

117 
रतरा चवर 

118 
महमुद नगर 

119 
नन्दपुर 

120 
कोलुहरवा 

121 
मोतिहारी 

122 
जमला 

123 
सिहुलिया 

125 
10 

हरकैना 

126 
11 

कटहा 

127 
लखौरा 

128 
13 

जमुनापुर 

129 


12 


14 


15 


17 


18 
19 


21 
22 
23 


25 


131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
149 
150 
155 
156 


26 


HearleelaleletalelaasaleleforPlanforfalafafalodlarorasascare 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अक्तूबर 2015 

नौरंगिया 
बसबिता 
गम्हरिया 
लक्ष्मीपुर 
बरवा 
सरसौला 
दोस्तीया 

झिटकहिया 
। 

करमौला 

सेमरा 
रमगढ़वा 
रायसिंगा 
गड़हिया 
पठेरवा 
भेडिहरवा 
महुगुआ 

संतपुर 
पटपरिया हाल 
बंसतपुर ( अहिरौलिया 

टोला) 
बंसतपुर बाबू 

लोकसा 
मठिया 

बनकट 
तुरकौलिया 

सुखी डीह 
पचरूखा 

सपही 
परशुरामपुर 
रामपुर चरगाहाँ 
मोहब्बत छपरा 

चिटहीं 
जोलगांवा 
कुशहर 
मधुमलती 
माधोपुर 
टिकैता 
शंकर सरैया 


157 


34 


163 
164 
194 
63 
65 
79 


37 


40 


88 


89 


93 


94 


45 


95 


46 


96 
97 
98 
99 


48 


___ 49 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1208 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


